arvana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 17-2023/Ext.]| CHANDIGARH, MONDAY, JANUARY 23, 2023 (MAGHA 3, 1944 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रशासकीय सुधार 
अधिसूचना 
दिनांक 23 जनवरी, 2023 
संख्या 7/31 /2014--3ए0आर0.---- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) 
तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 
7/31 / 2014-3ए.आर., दिनांक 15 फरवरी, 2016 की अनुसूची की क्रम संख्या 23 से 26 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के 
अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त 
अधिनियम के अधीन स्वास्थ्य विभाग की निम्नलिखित सेवाएं, समय सीमा, जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी 
हैं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं अर्थात्‌ :- 


अनुसूची 
क्रम | विभाग सेवा का नाम दी गई समय | पदाभिहित प्रथम शिकायत | द्वितीय शिकायत 
संख्या | का नाम सीमा अधिकारी निवारण निवारण प्राधिकारी 
प्राधिकारी 
1 2 3 4 5 | 6 [| 7 
4 | स्वास्थ्य | जन्म और मृत्यु घटनाओं 1. रजिस्ट्रार / | उपायुक्त चीफ रजिस्ट्रार 
विभाग/ | का विलम्बित पंजीकरण | उप रजिस्ट्रार (जन्म तथा 
शहरी (जन्म तथा मृत्यु) मृत्यु)-एवं 
स्थानीय -महानिदेशक 
निकाय (i) घटना के 21 दिन | 21 दिन 2. जिला स्वास्थ्य सेवाएं, 
विभाग / | के पश्चात किन्तु 30 दिन रजिस्ट्रार हरियाणा 
चिकित्सा | के अन्दर (जन्म तथा मृत्यु) 
शिक्षा 
तथा 
अनुसधान | Gi) घटना के 30 दिन | 30 दिन 
विभाग | के पश्चात किन्तु एक वर्ष | (15 दिन 
से पूर्व । रजिस्ट्रार / 

उप रजिस्ट्रार; 

15 दिन जिला 

रजिस्ट्रार के 

लिए) 


(195) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 23, 2023 (MAGH. 3, 1944 SAKA) 


क्रम | विभाग सेवा का नाम दी गई समय | पदाभिहित प्रथम शिकायत | द्वितीय शिकायत 
संख्या | का नाम सीमा अधिकारी निवारण निवारण प्राधिकारी 
प्राधिकारी 
1 2 3 4 5 | 6 [| 7 
(ii) घटना घटित होने | 60 दिन 
के एक वर्ष के पश्चात, (20 दिन 
1972 तक रजिस्ट्रार / 
उप रजिस्ट्रार; 
20 दिन जिला 
रजिस्ट्रार के 
लिए; 
20 दिन सब- 
डिविज़नल 
मजिस्ट्रेट / 
उपायुक्त के 
लिए) 
(iv) 1972 से पूर्व 90 दिन 
2 | स्वास्थ्य | जन्म» मृत्यु प्रमाण पत्र 1. रजिस्ट्रार / जिला रजिस्ट्रार | उपायुक्त 
विभाग / की प्रमाणित प्रतियां उप रजिस्ट्रार (जन्म- मृत्यु)- 
शहरी (पहले से पंजीकृत) (जन्म तथा मृत्यु) | एवं-सिविल 
स्थानीय ) चालू वर्ष सर्जन 
निकाय Seas 14 दिन 
विभाग / अतिरिक्त 
Gi) गत वर्षों 192 तक | 30 दिन 2. अतिरिक्त 
के लिए ज़िला रजिस्ट्रार 
a (जन्म तथा मृत्यु) 
तथा 
अनुसंधान (iii) 1972 से पूर्व 90 दिन 
विभाग 
3 [| स्वास्थ्य | बालक के नाम का 30 दिन 1. रजिस्ट्रार / जिला रजिस्ट्रार | उपायुक्त 
विभाग पंजीकरण उप रजिस्ट्रार (जन्म तथा 
/शहरी (जन्म तथा मृत्यु) | मृत्यु)- एवं- 
स्थानीय सिविल सर्जन 
343 / 2. अतिरिक्त 
चिकित्सा जिला रजिस्ट्रार 
शिक्षा (जन्म तथा मृत्यु) 
तथा 
अनुसंधान 
विभाग 
4 [स्वास्थ्य | जन्म और मृत्यु के 30 दिन 1. रजिस्ट्रार / जिला रजिस्ट्रार | उपायुक्त 
विभाग / | रजिस्टर में प्रविष्टि का उप रजिस्ट्रार (जन्म तथा 
शहरी शुद्धिकरण (पूर्ण आवेदन (जन्म तथा मृत्यु) | मृत्यु)- एवं 
स्थानीय | प्रस्तुतिकरण के बाद) 2. अतिरिक्त “सिविल सर्जन 
068 ज़िला रजिस्ट्रार 
a (जन्म तथा मृत्यु) 
शिक्षा 
तथा 
अनुसंधान 


विभाग 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 23, 2023 (MAGH. 3, 1944 SAKA) 197 
क्रम | विभाग सेवा का नाम दी गई समय | पदाभिहित प्रथम शिकायत | द्वितीय शिकायत 
संख्या | का नाम सीमा अधिकारी निवारण निवारण प्राधिकारी 
प्राधिकारी 
2 3 4 5 | 6 | 7 
5 | स्वास्थ्य | अनुवांशिक काउसलिंग 90 दिन अध्यक्ष के रूप | अध्यक्ष के रूप -शून्य- 

विभाग केंद्र »अनुवांशिकी में सिविल सर्जन | में महानिदेशक, 
प्रयोगशालाएं / सहित तीन स्वास्थ्य सेवाएं, 
अनुवांशिकी क्लीनिक» सदस्यीय जिला | हरियाणा सहित 
अल्ट्रासाउंड क्लीनिक और समुचित तीन सदस्यीय 
ईमेजिंग केन्द्र का नया प्राधिकरण राज्य समुचित 
पंजीकरण तथा प्राधिकरण 
अनुवांशिकी काउंसलिंग 
केंद्र» अनुवांशिकी 
प्रयोगशालाएं / 
अनुवांशिकी क्लीनिक» 
अल्ट्रासाउंड क्लीनिक और 
ईमेजिंग केन्द्र के 
पंजीकरण प्रमाण पत्र का 
नवीकरण 

संजीव कौशल, 
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार | 
HARYANA GOVERNMENT 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
ADMINISTRATIVE REFORMS 
Notification 
The 23rd January, 2023 


No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the 
Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014) and in supersession of serial numbers 23 to 26 and entries 
thereagainst of the Schedule to the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification 
No.7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, the Governor of Haryana, on the recommendation of the 
Commission hereby notifies the following services, the time limit within which these are to be provided to citizens, 
the Designated Officers, First Grievances Redressal Authority and Second Grievances Redressal Authority of Health 
Department under the said Act as specified in the Schedule given below, namely :- 


Schedule 
ca Name of the Name of service Given time Designated officer First Grievances Second Grievances 
No. Department limit Redressal Authority Redressal 
Authority 
1 2 3 pe 2 el 5 ॥ 5 — 36 - — | 7 
1 Health Delayed Registration of Birth 1. Registrar/ Deputy Commissioner Chief Registrar 
Department! and Death Events. Sub Registrar (Births (Births and Deaths) 
Urban Local and Deaths) - cum- Director 
Bodies (i) Post 21 days but within 30 | 21 days General Health 
Department/ days of the event. 2. District Services 
Department Registrar (Births and 
of Medical Deaths) 
Education (ii) Post 30 days but before 1 | 30 days 
and year of the event (15 days for 
Research Registrar/ Sub 
Registrar, 
15 days for 
District 
Registrar) 


198 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 23, 2023 (MAGH. 3, 1944 SAKA) 
ca Name of the Name of service Given time Designated officer First Grievances Second Grievances 
No. Department limit Redressal Authority Redressal 
Authority 
1 2 3 | 4 | 5 Fe 7 
(iii) Post 1 year after the 60 days 
occurence of event, (20 days for 
upto 1972 Registrar! Sub 
Registrar; 
20 days for 
District 
Registrar; 
20 days for 
SDM/ Deputy 
Commissioner) 
(iv) Prior to 1972 90 days 
2 Health Certified Copies of 1... Registrar/ Sub District Registrar Births & | Deputy 
Department/ Birth/Death Certificate - Registrar (Births Deaths-cum-Civil Commissioner 
Urban Local (already registered) and Deaths) Surgeon 
Bodies 
Department! | (i) Current year 14 days 2. — Additional District 
Department Registrar (Births 
of Medical (ii) Previous years 30 days and Deaths) 
Education & upto 1972 
Research 
(iii) Prior to 1972 90 days 
3 Health Registration of name of child 30 days 1... Registrar/ Sub District Registrar (Birth & Deputy 
Department/ Registrar (Births Deaths)-cum-Civil Commissioner 
Urban Local and Deaths) Surgeon 
Bodies 
Department/ 2. — Additional District 
Department Registrar (Births 
of Medical and Deaths) 
Education 
and 
Research 
4 Health Correction of entry in the 30 Days 1... Registrar/ Sub District Registrar (Birth Deputy 
Department/ register of Birth and Death Registrar (Births and Deaths)-cum-Civil Commissioner 
Urban Local (after submission of complete and Deaths) Surgeon 
Bodies application) 
Department/ 2. — Additional District 
Department Registrar (Births 
of Medical and Deaths) 
Education 
and 
Research 
5 Health New Registration of Genetic 90 days Three Membered Three Membered State 
Department Counselling Centre/ Genetic District Appropriate Appropriate Authority with -Nil- 
Lab /Genetic Clinic/ Authority with Civil Director General Health 
Ultrasound Clinic and Surgeon as Chairman Services, Haryana as 
Imaging Centre and Chairman 
Renewalof Registration 
certificates of Genetic 
Counselling Centre/Genetic 
Lab/ Genetic Clinic/ 
Ultrasound Clinic and 
Imaging Centre 
SANJEEV KAUSHAL, 


Chief Secretary to Government, Haryana. 


10147—C.S.—H.G_P., Pkl. 


